निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 आश्विन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 987 ) पटना , शुक्रवार , 20 अक्तूबर 2017 

वित्त विभाग 


अधिसूचना 

20 अक्तूबर 2017 
सं०- एम - 4 - 12 / 2015( खंड )- 8327/ वि० — भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283( 2 ) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार वित्त नियमावली , 1950 ( समय - समय पर यथा 
संशोधित ) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं : 

1 . संक्षिप्त नाम , विस्तार और प्रारंभ 

(1) यह नियमावली बिहार वित्त ( संशोधन ) नियमावली , 2017 कही जा सकेगी । 
( 2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा । 

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी । 

2 . बिहार वित्त नियमावली, 1950 के नियम -30 के उपनियम -(xx ) के बाद निम्नलिखित 
उपनियम-( xxi) जोड़ा जाएगाः 

“( xxi ) निविदा प्रक्रिया की विहित अर्हता, शर्तों एवं विशिष्टियों को पूर्ण करने वाली 
महिलाओं/ महिला स्वयं सहायता समूहों को अन्य न्यूनतम डाककर्ता के समतुल्य उनकी बोली होने की 
स्थिति में , प्राथमिकता दी जायेगी । " 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राहुल सिंह , 
सचिव (व्यय )। 


faET VOTE ( 3T4TETU ), 20 3elek 2017 

The 20th October 2017 
No .-M -4 - 12 /2015 (Part )-8327 /F — In exercise of the powers conferred under Article 283 (2) 
of the India Constitution , the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the 
Bihar Financial Rules, 1950 (as amended from time to time): 

1 . Short title , extentand commencement 

( 1) These may be called The Bihar Financial (Amendment) Rule, 2017 . 
(2 ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 

( 3 ) It shall come into force at once . 

2 . The following subrule (xx ) shall be added after subrule (xix ) of Rule 30 of the Bihar 
Finanacial Rules, 1950 : 

" (xxi) The Women /Women Self Help Groups, fullfilling prescribed qualifications , 
conditions and specifications of the tender , will be given priority incase of their bid equivalent to the 
other lowest bidder." 

By order of the Governor of Bihar, 

Rahul Singh , 
Secretary (Expenditure ). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
PER TOT (3RITETUT ) 987-571 + 10 -stoctonton 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


